( RAL 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

25 वैशाख , 1937 ( श० ) 
संख्या 3 17 राँची, शुक्रवार 

15 मई, 2 0 15 ( ई० ) 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

( भू- अर्जन निदेशालय 


अधिसूचना 


12 मई, 2 0 15 


संख्या- 02 । आरोप दुमका- 14 / 20 12 - 20 6 1/ रा,.. दिनांक 12 मई, 20 15 श्री सामुएल समद , 
तत्कालीन अंचल निरीक्षक, अंचल कार्यालय, दुमका सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त 
कार्यालय, धनबाद के विरूद्ध उपायुक्त दुमका के पत्रांक-2075 / गो ., दिनांक-14 नवम्बर , 2011 के द्वारा 
विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गई है, जिसमें राजकीय बुनियादी विद्यालय, दुमका 
के नाम से पूर्व में बंदोबस्त की गई जमीन की पुनः बंदोबस्ती हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका से 
अनुशंसा की गई थी । जिसके नाम से जमीन बंदोबस्ती हेतु प्रस्ताव दिया गया , वह प्रथम श्रेणी के 
पदाधिकारी हैं एवं उस मौजा के रैयत भी नहीं है। इस प्रकार इनके द्वारा संथाल परगना काश्तकारी 
अधिनियम की धारा 28 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, तथा जानबूझ कर तथ्य छिपाकर कतिपय 
व्यक्ति को बेरोजगार एवं भूमिहीन दिखाकर उच्च पदाधिकारी को दिक्भ्रमित किया गया । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 15 मई , 2 0 15 
अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यहीनता का परिचय 
देते हुए एक सरकारी सेवक के लिए निदिष्ट आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप श्री समद के 
विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित होता है । उपायुक्त , दुमका की अनुशंसा एवं श्री समद के विरूद्ध आरोपो पर 
पूर्ण विचारोपरांत सरकार द्वारा श्री समद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही गठित करने का निर्णय लिया 
गया है । 


तदनुसार विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में श्री अशोक कुमार 
सिन्हा, भा . प्र. से. ( सेवा निवृत ) तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त 
कार्यालय दुमका को नामित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ह ./ - ( अस्पष्ट 


सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 3 17 .. 5 0 | 


